निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 585 ) पटना , मंगलवार , 6 जुलाई 2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


" 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2021 
स ० 1 स्था०-173 / 2015-1200 / वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय 
अध्यक्ष , बिहार विधान सभा द्वारा बजट प्रावधान के अन्तर्गत वित्तीय मामले के निष्पादनार्थ सचिव , बिहार विधान सभा को 
प्रत्यायोजित शक्ति संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या -2615 , दिनांक 18.12.2015 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया 
जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

भूदेव राय , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 585-571 + 25 - डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


